PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR. 10, 2009 (PHGN. 19, 1930 SAKA) 


139 


सिंचाई विभाग 


आदेश 


दिनांक 25 फरवरी, 2009 


क्रमांक 1713/1 एल०.-- चूंकि , हरियाणा सरकार सिंचाई विभाग की अधिसूचना संख्या 587/1 एल , दिनांक 21 जनवरी, 2009 द्वारा 
भूमि अधिग्रहण एक्ट, 1894 की धारा 6 में वर्णित 15.60 एकड़ भूमि की सरकार द्वारा, सार्वजनिक व्यय पर, सार्वजनिक परियोजना नामतः 
सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार के लिए आर० डी ० 18200 से 28500 तक दादूपुर नलवी सिंचाई स्कीम की डिस्ट्रीब्यूटरी के तौर में गांव साहिबपुरा, 
गढ़ी, भोगपुर और झींवरहेड़ी, तहसील मुस्तफाबाद व रादौर , जिला यमुनानगर में भूमि ली जानी अपेक्षित है । 

अत: हरियाणा के राज्यपाल, भूमि - अधिग्रहण एक्ट, 1894 की धारा 7 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि - अधिग्रहण कलैक्टर / 
जिला राजस्व अधिकारी इस कार्य के लिए अधिकृत को निर्देश देते हैं कि उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित भूमि के अधिग्रहण के आदेश लें । 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेश पर । 


बलबीर सिंह सैनी, 

अधीक्षक अभियन्ता , 
हथनी कुण्ड 

बैराज परिमण्डल , 
जगाधरी । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Order 


The 25th February , 2009 


No. 1713 /1 -L. - Whereas, an area of 15.60 acres of land described in Haryana Government Irrigation Department 
Notification No. 587 / 1- L dated 21st January , 2009 issued under Section 6 of Land Acquisition Act, 1894 has been 
declared to be needed by the Government, at public expense , for a public purpose namely for revival of Saraswati Nadi 
from RD 18200 to 28500 as a distributary of Dadupur Nalvi Irrigation Scheme in Villages Sahibpura,Garhi, Bhogpur 
and Jhinverheri, Tehsil Mustafabad and Radaur, District Yamuna Nagar. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred under Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894, the 
Governor of Haryana, hereby , direct the Land Acquisition Collector/DRO authorized for this purpose to take order for 
acquisition of land described in the notification appended to the declaration published with the aforesaid Notification . 


By the order of Governor of Haryana. 


BALBIR SINGH SAINI, 
Superintending Engineer, 
Hathnikund Barrage Circle , 

Jagadhri. 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 26 फरवरी, 2009 


क्रमांक 1675/1 एल 0. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी खर्चे पर , 
सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् भगवानपुर बुड़ाना राजवाह किलोमीटर 0 से किलोमीटर 4.560 निकास किलोमीटर 30.370 जवाहर लाल नेहरू 
कैनाल के बायें से गांव रेवाड़ी, भगवानपुर, पोहकरपुर , चितरपुरी,फिदेड़ी, बुड़ानी तथा बुड़ाना , तहसील व जिला रेवाड़ी में अपेक्षित है । अत: यह 
अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित परिक्षेत्र में भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


140 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR . 10, 2009 (PHGN. 19, 1930 SAKA) 


[ PARTI 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 189481894 का अधिनियम संख्या 1), की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की 
जानकारी के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हैं । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस समय , इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों को उनके 
सेवकों और कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में किसी भूमि में प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने 
के लिए, इसके द्वारा , प्राधिकृत करते हैं । 


कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो, इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में 
परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो , प्रकाशन या परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से, इनमें से जो भी 
बाद में हो , तीस दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी- एवं- भूमि अर्जन कलक्टर, रेवाड़ी के सम्मुख लिखित रूप में आक्षेप, यदि कोई 
हो , दायर कर सकता है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर, रेवाड़ी तथा कार्यकारी अभियन्ता, जल सेवायें मण्डल 
नम्बर 2, रेवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है ! 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव 


क्षेत्रफल 


क्षेत्रफल 


मुस्तिल नम्बर/किला नम्बर 


हदबस्त 
संख्या 


एकड़ में 


एकड़ में 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


भूमि का ये टुकड़ा, जिसकी लम्बाई 4560 मीटर 
तथा चौड़ाई परिवर्तनीय है निम्नलिखित पूर्ण/ भाग 
किला नम्बर में से गुजरती है जैसा कि इन्डैक्स 
प्लान पर दर्शाया गया है । 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


125 


3.496 


1.415 


9 


6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 14/1/2 , 
14/2 व 15 


10 


6 , 7 , 8/2, 9 , 10 , 11/1 , 12/1 , 
13, 14, 15 


11 


6, 7/1 , 7/2, 8 , 9 , 10 , 11, 12/1 , 
12/2 , 13, 14 व 15 


12 


9 , 10 , 11/1, 12/1 , 13/1 और रास्ता 
नं ० 460 व 469 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


भगवानपुर 


121 


2.229 


0.902 


35 


6 , 7/1/1 , 7/1/2, 7/2, 8 , 13, 14, 


15 


36 


6, 7, 8/1, 8/2 , 9, 10 , 11 , 13 , 
14, 15, 12 


37 


9 , 10 और रास्ता नं 0 179 


रेवाड़ी 


रेवाडी 


पोहकरपुर 


206 


1.921 


0.778 


4 


8 , 9 , 10, 11/1 , 11/2, 12/1, 
12/2, 13 व 14 


5 


6/1 , 6/2, 7/1 , 7/2, 8, 9 , 11 , 12, 
13, 14, 15 और रास्ता नं ० 23 व 27 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ .. MAR. 10, 2009 ( PHGN. 19, 1930 SAKA) 


141 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


चितरपुरी 


207 


3.945 


1.597 


10 6, 7, 8 , 14 , 15 


11 


6/1 , 6/2, 7 , 8/1 , 9 , 10, 11, 
12/1 , 12/2 , 13, 14 , 15/1/1 , 
15/1/2, व 15/2 


12 


6/1 , 6/2, 6/3, 6/4, 7/1 , 7/2/1 , 
7/2/2 , 7/2/3 , 7/3, 8 , 9, 10 , 
11/1 , 12, 13 , 14/1 , 14/2 व 15 


13 


7/2, 8 , 9/1, 9/2, 10/1 , 10/2 , 
11 , 12 , 13 व 14 व रास्ता नं ० 108, 


109 व 111 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


फिदेड़ी 


204 


0.500 


0.202 


1 


14/1 , 15/1/1 व 15/2 . 


1-. : 


... 


2 


11 व 12 रास्ता नं ० 160 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


बुडानी 


208 


3.541 


1.434 


18 


-- 


19 


6, 7 , 8 , 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 
13, 14 व 15 


20 


6/1 , 6/2, 7 , 8/1 , 8/2, 9, 10/2 , 
11, 12, 13, 14 व 15 


21 


6, 7/1 , 7/2 , 8, 9, 10 , 12 , 13, 


14, 15 


22 


6 व रास्ता नं 0 43, 45 व 90 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


बुड़ाना 


202 


1.356 


0.549 


23 


15 


24 


6, 7, 8, 9/2 , 10 , 11/1 , 12 , 13 , 
14 व 15 


25 


9 , 10, 11 व 12 


कुल 


16.988 


6.877 


और साधारणतया दक्षिण पूर्व तदोपरान्त पश्चिम 
से पूर्व की ओर जाती हुई जैसा कि इण्डैक्स प्लान 
पर दर्शाया गया है व मौके पर निशानदेही कर दी 
गई है । 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार | 


बी ० के ० शर्मा, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
जे ० एल ० एन ० जल सेवाएं परिमण्डल, 

रेवाड़ी । 


